रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


+ 


SH 
+HTT 
. 

" 
: 


: 


- 


:: 


1 . . 


- 
- 
: 



. " 


.. 


------ 


- 


. 


- 


- . 


. 


सनामबजगन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 29 , 2015 / आश्विन 7 ,1937 
___ NEW DELHI , TUESDAY , SEPTEMBER 29, 2015/ ASVINA 7, 1937 


सं . 2106] 
No. 2106] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोड ) 

___ अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 सितंबर , 2015 


आय- कर 


का . आ . 2663 ( अ). केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आय- कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 197क के साथ पठित 
धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय - कर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता 
है , अर्थात् :-- 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( चौदहवां संशोधन ) नियम , 2015 है । 

( 2 ) ये 1 अक्तूबर , 2015 को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय - कर नियम , 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में , नियम 29ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा 
जाएगा , अर्थात् :-- 
" 29ग. कर की कटौती के बिना कुछ आयों की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा - ( 1 ) धारा 197क की उपधारा ( 1) के 
अधीन या उपधारा ( 1क ) के अधीन घोषणा प्ररूप सं . 15छ में और धारा 197क की उपधारा ( 1ग ) के अधीन घोषणा प्ररूप सं0 15ज में 
होगी । 
( 2) उपनियम ( 1) में निर्दिष्ट घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी रीति में दी जाएगी , अर्थात् :-- 

( क ) कागज पत्र में ; 
( ख ) उपनियम ( 7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से 

सम्यक् रूप से सत्यापित करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक रूप में । 
( 3) धारा 197क की उपधारा (1 ) या उपधारा (1क ) या उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट स्वरूप के किसी आय के संदाय करने के लिए 
उत्तरदायी व्यक्ति , उपनियम ( 7) के अधीन प्रधान महानिदेशक , आयकर (प्रणाली ) विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के 
अनुसार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान क्रमश: प्ररूप संख्या 15छ और प्ररूप संख्या 15ज में उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक घोषणा के 
लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित करेगा । 


4144 GI / 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 4) उपनियम ( 3) में निर्दिष्ट व्यक्ति , उपनियम ( 3) के अधीन उसके द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या सहित वित्तीय वर्ष की किसी 
तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणा की विशिष्टियां नियम 31क के उपनियम ( 4) के खंड (vii) के उपबंधों के अनुसार उक्त 
तिमाही के कर की कटौती के विवरण में प्रस्तुत करेगा । 
( 5 ) उपनियम ( 3) में निर्दिष्ट व्यक्ति , उपनियम (3) के अधीन उसके द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या सहित वित्तीय वर्ष की किसी 
तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणा की विशिष्टियों से अंतर्विष्ट नियम 31क के उपनियम ( 4) के खंड ( vii ) के उपबंधों के अनुसार , 
इस तथ्य पर विचार किए बिना , कि उक्त तिमाही में किसी कर की कटौती नहीं की गई है, नियम 31क में निर्दिष्ट कर की कटौती का 
विवरण प्रस्तुत करेगा । 
( 6 ) उपनियम ( 4) और उपनियम ( 5 ) के उपबंधों के अध्यधीन आयकर प्राधिकारी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से , जिसने उपनियम ( 1 ) 
में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त हुई है, शेष 7 वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट व्यक्ति से उपनियम ( 7 ) के अधीन विनिर्दिष्ट 
प्रधान महानिदेशक , आयकर ( प्रणाली ) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार अधिनियम के अधीन सत्यापन या 
किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए घोषणा प्रस्तुत करनी या उपलब्ध करवाने की अपेक्षा कर सकेगा । 
( 7) प्रधान महानिदेशक , आयकर ( प्रणाली ) आयकर प्राधिकारी को घोषणा प्रस्तुत करने , उसके सत्यापन , विशिष्ट पहचान संख्या के 
आबंटन या उपलब्ध करवाने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया , रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम ( 4) और उपनियम ( 5 ) 
के उपबंधों के अनुसार घोषणा की विशिष्टियों को प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा । 
( 8) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली ) उपनियम ( 3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दी गई घोषणा की सूचना , प्रधान मुख्य आयुक्त या 
मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को , जिससे धारा 197क की उपधारा ( 1ग) के अधीन या उपधारा (1क) के अधीन या उपधारा 
( 1) के अधीन प्रस्तुत की गई घोषणा करने वाले व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए अधिकारिता वाला निर्धारण अधिकारी अधीनस्थ है , 
उपलब्ध करवाएगा ।"। 
3. उक्त नियमों के परिशिष्ट-।। में प्ररूप संख्या 15छ और प्ररूप संख्या 15ज के स्थान पर क्रमश : निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, 
अर्थात् :-- 


प्ररूप सं . 15छ 

[ धारा 197क ( 1) और धारा 197क (1क) और नियम 29ग देखें ] 
कर की कटौती के बिना कतिपय आयों का दावा करने वाले किसी व्यष्टि या किसी व्यक्ति द्वारा ( जो कंपनी या फर्म न हो ) की जाने वाली 

धारा 197क ( 1) और धारा 197क ( 1क ) के अधीन घोषणा । 

भाग- 1 


1.निर्धारिती( घोषणाकर्ता का नाम ) 

2. निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्यांका 
3 प्रास्थिति2 

4. पूर्व वर्ष ( पू. व.)3 

| 5. आवासीय प्रास्थिति 
| 6. फ्लैट / द्वार/ ब्लाक संख्या 7 . परिसर का नाम 8. मार्ग/ गली / लेन 

9. क्षेत्र/ अवस्थान 
10. नगर/ शहर/जिला 

11. राज्य 12. पिन 

| 13. ई-मेल 
14. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और | 15. ( क ) क्या आयकर अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण हुआ है : हां -- 
मोबाइल संख्या 
16. अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा | 17. पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 16 में वर्णित आय को 
की गई है 

समाविष्ट किया जाना है । 
| 18. पूर्व वर्ष के दौरान फाइल किए गए इस प्ररूप से भिन्न प्ररूप संख्या 15छ के ब्यौरे , यदि कोई हों । 
फाइल किए गए प्ररूप संख्या 15छ की कुल संख्या | आय की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप संख्या 15छ फाइल 

किया गया है 


नहीं.... 


सुसंगत 


आय की रकम 


19. आय के ब्यौरे जिनके लिए घोषणा फाइल की गई है 
क्रम संख्यांक 

आय की प्रकृति 
विनिधान/ लेखा की 
पहचान संख्या 
आदि8 


वह धारा जिसके 
अधीन कर कटौती 
योग्य है 


घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


घोषणा/ सत्यापन 
* मैं / हम ..........यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि *मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार जो ऊपर कथन किया गया है, वह सही , 
पूर्ण और सत्य है । * मैं / हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि हम प्ररूप में निर्दिष्ट आय , आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 60 से 64 के 
अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है । 
* मैं / हम यह और घोषणा करता हूं/ करते हैं कि मेरी/ हमारी कुल अनुमानित आय पर कर , स्तंभ 16* में निर्दिष्ट * आय/ आयों सहित , आयकर 
अधिनियम , 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित स्तंभ 18 में निर्दिष्ट * आय / आयों की संकलित रकम निर्धारण वर्ष............ से 
सुसंगत................. को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए शून्य होगा । *मैं / हम यह भी घोषणा करता हूं/ करते हैं कि *मेरी/हमारी स्तंभ 
16 में निर्दिष्ट * आय / आयों और निर्धारण वर्ष............. को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए स्तंभ 18 में निर्दिष्ट * आय/ आयों की कुल 
रकम उस अधिकतम रकम जो कि आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है से अधिक नहीं होगी । 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


स्थान :.... .......... 
तारीख:..... 


घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर 


भाग 2 
[ भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए। 
| 1 . संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम 

2.विशिष्ट पहचान संख्या11 
3. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का | 4. पूरा पता 

5. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति 

का टैन 
6. ई -मेल 

7 . टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ 8. संदत्त आय की रकम12 

और मोबाइल संख्या 
9. तारीख जिसको घोषणा प्राप्त की गई (दिन/मास/ वर्ष ) 10. तारीख जिसको आय का संदाय किया गया / उसे जमा 

| किया गया (दिन /मास/ वर्ष ) 


पैन 


स्थान: ......... .. 
तारीख :........... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय 
करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर 


* जो लागू न हो उसे काट दें । 
1धारा 206कक ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, धारा 197क ( 1 ) या 197क( 1क ) के अधीन घोषणा तब अविधिमान्य होगी जब घोषणाकर्ता 
अपना विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक ( पैन) प्रस्तुत करने में असफल रहता है । 
2घोषणा किसी व्यष्टि द्वारा धारा 197क( 1 ) के अधीन और व्यक्ति (किसी कंपनी या फर्म से भिन्न ) द्वारा 197क ( 1क ) के अधीन प्रस्तुत की 
जा सकती है । 
3वह वित्त वर्ष जिससे आय संबंधित है । 
4कृपया आयकर अधिनियम , 1961 के उपबंधों के अनुसार आवासीय प्रास्थिति का उल्लेख करें । 
5यदि उस वर्ष, जिसमें घोषणा फाइल की जाती है, से पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम , 
1961 के उपबंधों के अधीन कर का निर्धारण किया गया है तो कृपया " हां " का उल्लेख करें । 
6कृपया पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए घोषणा फाइल की जाती है , की कुल अनुमानित आय की रकम का , जिसके अंतर्गत आय की वह रकम भी 
है जिसके लिए घोषणा की गई है, का उल्लेख करें । 
यदि कोई घोषणा ( घोषणाएं ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व प्ररूप संख्या 15छ में फाइल की जाती है (हैं ) 
तो आय की संकलित रकम जिसके लिए उक्त घोषणा ( घोषणाएं ) फाइल की गई है (हैं ), के साथ फाइल किए गए ऐसे प्ररूप संख्या 15छ 
की कुल संख्या का उल्लेख करें । 
8शेयरों, सावधि जमा का खाता संख्या , आवर्ती जमा , राष्ट्रीय बचत स्कीमों , जीवन बीमा पॉलिसी संख्या , कर्मचारी कोड आदि की सुभिन्न 
संख्या का उल्लेख करें । 
9उस हैसियत का उल्लेख करें जिसमें हिंदू अविभक्त कुटुंब , एओपी आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की जाती है । 
10घोषणा/ सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई सूच ना सभी 
बाबत सत्य , सही और पूर्ण है । 
घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 270 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और 
दोषसिद्ध किए जाने पर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


ADV 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(i) उस मामले में जहां पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कर अपवंचना किए जाने की ईप्सा की गई है वहां कठिन कारावास से जो छह 
मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा । 
(ii ) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किंतु दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय 
होगा । 
11भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी 
प्ररूप संख्या 15छ में विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई स्रोत पर कर कटौती विवरणी में 
आयकर नियम 1962 के नियम 31क( 4)( vii) में विहित विशिष्टियों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करेगा । यदि उसी तिमाही के 
दौरान व्यक्ति ने प्ररूप संख्या 15छ भी प्राप्त किया है तो कृपया प्ररूप संख्या 15छ और प्ररूप संख्या 15ज के लिए क्रम संख्यांक की पृथक् 
क्रम आवंटित करें । 
12भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति घोषणा वहां स्वीकार नहीं करेगा जहां धारा 197क की 
उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 1क) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम और या उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जाती है, के 
दौरान जमा की गई या संदत्त या जमा की जाने के लिए संभाव्यताया संदाय किए जाने के लिए संभाव्यता ऐसी आय का योग उस 
अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है । 
पात्रता का विनिश्चय करने के लिए उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्तंभ 16 या 18 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई , 
यथास्थिति , आय या आयों की सकल रकम का सत्यापन करे । 

प्ररूप सं . 15ज 
[ 197क ( 1ग ) और नियम 29ग ] 


कर की कटौती के बिना कतिपय प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक की हो धारा 

197क( 1ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा 


1 .निर्धारिती ( घोषणाकर्ता) का नाम 


भाग 1 

2. निर्धारिती का स्थायी 
लेखा संख्यांका 


3. जन्मतिथि2 
(दिदि/ मम/ वववव ) 


4. पूर्व वर्ष (पू. व .)3 जिसके लिए घोषणा 5. फ्लैट/ द्वार/ ब्लाक संख्या 

6. परिसर का नाम 
की जा रही है ) 
7. मार्ग / गली/ लेन 8. क्षेत्र / अवस्थान 

9 . नगर/ शहर/जिला | 10 . राज्य 
11 . पिन 12. ई- मेल 

13. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और मोबाइल संख्या 


14 ( a) (क ) क्या आयकर अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण हुआ है : हां ....... नहीं ....... 

( b ) यदि हां तो अंतिम निर्धारण वर्ष जिसके लिए निर्धारण किया गया है । 
15. अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है 

16. पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 15 में वर्णित 

आय को समाविष्ट किया जाना है 
17 . पूर्व वर्ष के दौरान फाइल किए गए इस प्ररूप से भिन्न प्ररूप संख्या 15ज के ब्यौरे, यदि कोई हों 
फाइल किए गए प्ररूप संख्या 15ज की कुल संख्या 

आय की संकलित रकम जिसके लिए प्ररूप संख्या 15ज 

फाइल किया गया है 


18. आय के ब्यौरे जिनके लिए घोषणा फाइल की गई है 
क्रम संख्यांक सुसंगत विनिधान/ लेखा की पहचान संख्या 


आय की प्रकृति 


आय की रकम 


वह धारा जिसके अधीन 
कर कटौती योग्य है 


आदि । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


घोषणा/ सत्यापन 
मैं ............... यह घोषणा करता हूं कि मैं आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 6 के अर्थांतर्गत भारत का निवासी हूं । मैं यह भी घोषणा 
करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार जो ऊपर कथन किया गया है, वह सही, पूर्ण और सत्य है और इस प्ररूप में निर्दिष्ट 
आय आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है । 
मैं यह और घोषणा करता हूं कि मेरी कुल अनुमानित आय पर कर , स्तंभ 15 * में निर्दिष्ट * आय / आयों सहित और आयकर अधिनियम , 
1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित स्तंभ 17 में निर्दिष्ट * आय / आयों की संकलित रकम निर्धारण वर्ष............ से सुसंगत ..... 
को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए शून्य होगा । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान : .... 


तारीख :................... 


... .... ..... .... .. .... ..... ..... ..... ... 

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर 


पैन 


भाग 2 
[भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए । 
1 . संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम 

| 2. विशिष्ट पहचान संख्या 
3. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का 4. पूरा पता 

5 . संदाय करने के लिए 
उत्तरदायी व्यक्ति का 

टैन 
6. ई- मेल 

7. टेलीफोन संख्या ( एसटीडी के साथ) और 8. संदत्त आय की रकम12 

मोबाइल संख्या 
9. तारीख जिसको घोषणा प्राप्त की गई (दिन /मास/ वर्ष ) 

10. तारीख जिसको आय का संदाय किया गया / उसे जमा 
किया गया (दिन /मास/ वर्ष ) 


. 


. 


| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


तारीख:............... 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए 

उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर 
* जो लागू न हो उसे काट दें । 
धारा 206कक ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार , धारा 197क ( 1ग) के अधीन घोषणा तब अविधिमान्य होगी जब घोषणाकर्ता अपना 
विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक ( पैन ) प्रस्तुत करने में असफल रहता है । 
2घोषणा किसी ऐसे निवासी व्यष्टि द्वारा, जिसकी पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, प्रस्तुत की जा 
सकती है । 
उवह वित्त वर्ष जिससे आय संबंधित है । 
4 यदि उस वर्ष, जिसमें घोषणा फाइल की जाती है , से पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम , 
1961 के उपबंधों के अधीन कर का निर्धारण किया गया है तो कृपया " हां " का उल्लेख करें । 
5कृपया पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए घोषणा फाइल की जाती है, की कुल अनुमानित आय की रकम का , जिसके अंतर्गत आय की वह रकम भी 
है जिसके लिए घोषणा की गई है, का उल्लेख करें । 
6 यदि कोई घोषणा (घोषणाएं ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व प्ररूप संख्या 15ज में फाइल की जाती है ( हैं ) 
तो आय की संकलित रकम जिसके लिए उक्त घोषणा (घोषणाएं) फाइल की गई है ( हैं ), के साथ फाइल किए गए ऐसे प्ररूप संख्या 15ज 
की कुल संख्या का उल्लेख करें । 
7 शेयरों, सावधि जमा का खाता संख्या , आवर्ती जमा , राष्ट्रीय बचत स्कीमों , जीवन बीमा पॉलिसी संख्या , कर्मचारी कोड आदि की सुभिन्न 
संख्या का उल्लेख करें । 
8 घोषणा/ सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई सूचना सभी 
बाबत सत्य , सही और पूर्ण है । 
घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 270 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और 
दोषसिद्ध किए जाने पर 
(i) उस मामले में जहां पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कर अपवंचना किए जाने की ईप्सा की गई है वहां कठिन कारावास से जो छह 
मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा । 
(ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किंतु दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय 
होगा । 
9भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी 
प्ररूप संख्या 15ज में विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई स्रोत पर कर कटौती विवरणी में 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


आयकर नियम 1962 के नियम 31क( 4)( vii) में विहित विशिष्टियों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करेगा । यदि उसी तिमाही के 
दौरान व्यक्ति ने प्ररूप संख्या 15छ भी प्राप्त किया है तो कृपया प्ररूप संख्या 15ज और प्ररूप संख्या 15छ के लिए क्रम संख्यांक की पृथक् 
क्रम आवंटित करें । 


10भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति घोषणा वहां स्वीकार नहीं करेगा जहां धारा 197क 
( 1ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम और या उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जाती है , के दौरान जमा की गई या संदत्त 
या जमा की जाने के लिए संभाव्यताया संदाय किए जाने के लिए संभाव्यता ऐसी आय का योग उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से 
प्रभार्य नहीं है । पात्रता का विनिश्चय करने के लिए उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्तंभ 15 या 17 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की 
गई, यथास्थिति , आय या आयों की सकल रकम का सत्यापन करे । 


[अधिसूचना संख्या 76/ 2015/ E. No. 133/50/ 2015- टीपीएल ] 

आर. लक्ष्मी नारायनन, अवर सचिव (टीपीएल ) 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 2, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का . आ.(अ) 969 ( अ), तारीख 26 मार्च, 

1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनमें अधिसूचना सं . का . आ 2604( अ) तारीख 23/09/ 2015 द्वारा 
संशोधन किए गए । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th September, 2015 

(INCOME - TAX ) 
S . O . 2663( E ). — In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 197A of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the 
Income- tax Rules, 1962 , namely: 
1. ( 1) These rules may be called the Income-tax ( 14th Amendment) Rules, 2015 . 

__ ( 2 ) They shall come into force onthe 1st day of October, 2015 . 
2. In the Income-tax Rules, 1962 ( hereafter referred to as the said rules), for rule 29C , the following rule shall be 
substituted , namely : 
"29C . Declaration by person claiming receipt of certain incomes without deduction of tax. - (1 ) A declaration 
under sub- section (1 ) or under sub - section (1A) of section 197A shall be in Form No. 15G and declaration under 
sub -section ( 1C ) of section 197A shall bein Form No. 15H. 
( 2) The declaration referred to in sub -rule ( 1) may be furnished in any of the following manners, namely : 
(a) in paper form ; 
(b ) electronically after duly verifying through an electronic process in accordance with the procedures, formats and 
standards specified under sub- rule (7 ). 
( 3) The person responsible for paying any income of the nature referred to in sub -section (1) or sub - section (1A ) or sub 
section ( 1C ) of section 197A , shall allot a unique identification number to each declaration received by him in Form 
No. 15G and Form No. 15H respectively during every quarter of the financial year in accordance withthe procedures , 
formats and standards specified by the Principal Director-General of Income-tax (Systems) under sub - rule (7) . 
(4 ) The person referred to in sub- rule (3) shall furnish the particulars of declaration received by him during any quarter 
of the financial year along with the unique identification number allotted by him under sub -rule ( 3) in the statement of 
deduction of tax of the said quarter in accordance with the provisions of clause (vii) of sub -rule (4 ) of rule 31A . 
(5 ) The person referred to in sub -rule (3 ) shall furnish the statement of deduction of tax referred to in rule 31A 
containing the particulars of declaration received by him during each quarter of the financial year along with the unique 


[ TT II - 


4S 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


identification number allotted by him under sub-rule (3) in accordance with the provisions of clause ( vii ) of the sub- rule 
(4 ) of rule 31A irrespective of the fact that no tax has been deducted in the said quarter. 
(6 ) Subject to the provisions of sub -rules (4 ) and (5 ), an income-tax authority may, before the end of seven years from 
the end of the financial year in which the declaration referred to in sub - rule (1 ) has been received , require the person 
referred in sub - rule ( 3) to furnish or make available the declaration for the purposes of verification or any proceeding 
under the Act in accordance with the procedures, formats and standards specified by Principal Director General of 
Income-tax (Systems) specified under sub -rule (7 ). 
(7) The Principal Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the 
purposes of furnishing and verification of the declaration , allotment of unique identification number and furnishing or 
making available the declaration to the income- tax authority and shall be responsible for the day -to -day administration 
in relation to the furnishing of the particulars of declaration in accordance with the provisions of sub -rules (4 ) and (5 ). 
(8) The Principal Director General of Income- tax (Systems) shall make available the information of declaration 
furnished by the person referred to in sub - rule (3 ) to the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or 
Principal Commissioner or Commissioner to whom the Assessing Officer having jurisdiction to assess the person who 
has furnished the declaration under sub - section ( 1) or under sub -section ( 1A ) or under sub -section (1C ) of section 197A 
is subordinate.” . 
3 . In Appendix - II of the said rules , for Form No. 15G and Form No. 15H , the following Forms shall respectively be 
substituted , namely : 


" FORM NO . 15G 
[ See section 197A ( 1), 197A ( 1A ) and rule 29C ] 


Declaration under section 197A ( 1) and section 197A ( 1A ) to be made by an individual or a person (not being a 
company or firm ) claiming certain incomes without deduction of tax . 

PART I 


1. Name of Assessee (Declarant) 


2 . PAN of the Assessee 


3. Status 


5 . Residential Status 


4 . Previous year(P. Y .) 
(for which declaration is being made ) 


6 . Flat/ Door/Block No. 


7 . Name of Premises 


8. Road /Street /Lane 


9 . Area/Locality 


13 . Email 


10 . Town /City /District 11. State 

12 . PIN 
14. Telephone No . (with STD 15 (a ) Whether assessed to tax under the Yes 
Code) and Mobile No. 

Income- tax Act, 1961° : 
(b ) If yes, latest assessment year for which assessed 


No 


16 . Estimated income for which this declaration is made 


17 . Estimated total income of the P . Y . in which 
incomementioned in column 16 to be includedº 


18 . Details of Form No. 156 other than this form 


filed during the previous year, if any 


Total No. of Form No. 15G filed 


Aggregate amount of income for which Form No. 15G filed 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


19 . Details of income for which the declaration is filed 


Si. Identification number of relevant Nature of income 
No. investment/ account, etc . 


Section under which tax 
is deductible 


Amount of income 


Signature of the Declarantº 


Declaration /Verification 


* I/We.. . .. . . . 

.. . . do hereby declare that to the best of *my/ our knowledge and belief what is stated 
above is correct, complete and is truly stated . * I/We declare that the incomes referred to in this form are not includible in 
the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Income-tax Act, 1961. * I/We further declare that the 
tax *on my/ our estimated total income including * income/incomes referred to in column 16 * and aggregate amount of 
* income/incomes referred to in column 18 computed in accordance with the provisions of the Income- tax Act, 1961, for 
the previous year ending on .................... relevant to the assessment year ...............will be nil . * I/We also declare that 
* my/ our * income/ incomes referred to in column 16 * and the aggregate amount of * income/ incomes referred to in 
column 18 for the previous year ending on .................... relevant to the assessment year .................. will not exceed the 
maximum amount which is not chargeable to income-tax. 


Place: .... 


Signature of the Declarantº 


Date : . . 


PART II 
[ To be filled by the person responsible for paying the income referred to in column 16 of Part I] 


1. Name of the person responsible for paying 


2. Unique Identification No. " 


4 . Complete Address 


5 . TAN of the person responsible for paying 


3 . PAN of the person 
responsible for paying 


6 . Email 


7 . Telephone No. (with STD Code ) and Mobile No. 


8 . Amount of income paid 


9 . Date on which 
(DD /MM /YYYY ) 


Declaration 


is 


received | 10 . Date on which the income has been paid /credited 

(DD /MM /YYYY ) . 


Place : .. . . 


Signature of the person responsible for paying 
the income referred to in column 16 of Part I 


Date : . . . .. .. .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* Delete whichever is not applicable. 

As per provisions of section 206AA (2 ), the declaration under section 197A ( 1 ) or 197A ( 1A ) shall be invalid if the 
declarant fails to furnish his valid Permanent AccountNumber (PAN ) . 
? Declaration can be furnished by an individual under section 197A (1 ) and a person (other than a company or a firm ) 
under section 197A (1A ) . 
" The financial year to which the income pertains. 
* Please mention the residential status as per the provisions of section 6 of the Income-tax Act, 1961. 

Please mention “ Yes” if assessed to tax under the provisions of Income-tax Act, 1961 for any of the assessment year 
out of six assessment years preceding the year in which the declaration is filed . 


[ 4T1 II - 005 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


°Please mention the amount of estimated total income of the previous year for which the declaration is filed including 
the amount of income for which this declaration is made. 
In case any declaration (s) in Form No. 15G is filed before filing this declaration during the previous year, mention the 
total number of such Form No. 15G filed along with the aggregate amount of income for which said declaration (s ) have 
been filed . 

Mention the distinctive number of shares, account number of term deposit , recurring deposit, National Savings 
Schemes, life insurance policy number , employee code, etc . 
Indicate the capacity in which the declaration is furnished on behalf of a HUF, AOP, etc. 
lºBefore signing the declaration /verification , the declarant should satisfy himself that the information furnished in this 
form is true, correct and complete in all respects . Any person making a false statement in the declaration shall be liable 
to prosecution under section 277 of the Income- tax Act, 1961 and on conviction be punishable 

(i) in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty - five lakh rupees , with rigorous imprisonment which 
shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine ; 
( ii ) in any other case , with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may 

extend to two years and with fine. 
" The person responsible for paying the income referred to in column 16 of Part I shall allot a unique identification 
number to all the Form No. 15G received by him during a quarter of the financial year and report this reference number 
along with the particulars prescribed in rule 31A (4 )( vii) of the Income-tax Rules , 1962 in the TDS statement furnished 
for the same quarter. In case the person has also received Form No. 15H during the same quarter, please allot separate 
series of serial number for Form No. 15G and Form No. 15H . 
1? The person responsible for paying the income referred to in column 16 of Part I shall not accept the declaration where 
the amount of income of the nature referred to in sub - section ( 1 ) or sub - section ( 1A ) of section 197A or the aggregate of 
the amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year in which such 
income is to be included exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax . For deciding the eligibility, he is 
required to verify income or the aggregate amount of incomes, as the case may be , reported by the declarant in columns 
16 and 18 .; 


FORM NO . 15H 

[See section 197A ( 1C ) and rule 29C ] 
Declaration under section 197A (1C ) to be made by an individual who is of the age of sixty years or more claiming 

certain incomes withoutdeduction of tax . 

PART I 
1. Name of Assessee (Declarant) 

2 . PAN of the Assessee 3 . Date of Birth ? 

(DD /MM / YYYY ) 


6 . Name of Premises 


4 . Previous year (P . Y .) ( for which 5 . Flat/Door/Block No. 
declaration is being made ) 
7 . Road / Street/Lane 8 . Area/Locality 

9 . Town/City /District 


10 . State 


11. PIN 


12 . Email 


13. Telephone No. (with STD Code) and Mobile No. 


14 (a) Whether assessed to tax*: Yes 


No O 


(b ) If yes, latest assessment year for which assessed 


15 . Estimated income for which this declaration is 
made 


16 . Estimated total income of the P . Y . in which income 
mentioned in column 15 to be included 


17 . Details of Form No. 15H other than this form filed for the previous year, if anyº 
Total No. of Form No. 15H filed 

Aggregate amount of income for which Form No. 15H 

filed 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


| 18 . Details of income for which the declaration is filed 

Sl. Identification number of relevant | Nature of income 
No. | investment/account, etc . 


| Section under which tax | Amount of income 
is deductible 


Signature of the Declarant 


Declaration /Verifications 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I . . . . . . . . . . . 

.. ..... .. do hereby declare that I am resident in India within the meaning of section 6 of the 
Income-tax Act, 1961. I also hereby declare that to the best ofmy knowledge and belief what is stated above is correct, 
complete and is truly stated and that the incomes referred to in this form are not includible in the total income of any 
other person under sections 60 to 64 of the Income- tax Act, 1961. I further declare that the tax on my estimated total 
income including * income/incomes referred to in column 15 * and aggregate amount of income/incomes referred to in 
column 17 computed in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, for the previous year ending on 

................. relevant to the assessment year ..................will be nil. 


Place:. .. .. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . . 


Signature of the Declarant 


Date : . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


PART II 


[ To be filled by the person responsible for paying the income referred to in column 15 of Part I] 


1. Name of the person responsible for paying 


2 . Unique Identification No. 


4 . Complete Address 


5 . TAN of the person responsible for paying 


3 . PAN of the person responsible for 
paying 


6 . Email 


8 . Amount of income paid 


7 . Telephone No. (with STD Code) and Mobile 
No . 


Declaration 


is 


received 


9 . Date on which 
(DD /MM / YYYY ) 


10 . Date on which the income has been paid /credited 
(DD /MM /YYYY) 


Place : . .. 


Signature of the person responsible for paying 
the income referred to in column 15 of Part I 


Date : .. . . .. . .. 


* Delete whichever is not applicable. 

As per provisions of section 206AA (2 ), the declaration under section 197A (1C ) shall be invalid if the declarant fails to 
furnish his valid Permanent Account Number (PAN ) . 
?Declaration can be furnished by a resident individual who is of the age of 60 years or more at any time during the 
previous year. 
" The financial year to which the income pertains. 
* Please mention “ Yes” if assessed to tax under the provisions of Income-tax Act, 1961 for any of the assessment year 
out of six assessment years preceding the year in which the declaration is filed . 
Please mention the amount of estimated total income of the previous year for which the declaration is filed including 
the amount of income for which this declaration is made . 


[ TT II - 


4S 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


In case any declaration (s) in Form No. 15H is filed before filing this declaration during the previous year , mention the 
total number of such Form No. 15H filed along with the aggregate amount of income for which said declaration (s ) have 
been filed . 


"Mention the distinctive number of shares, account number of term deposit , recurring deposit , National Savings 
Schemes, life insurance policy number, employee code, etc . 

Before signing the declaration /verification , the declarant should satisfy himself that the information furnished in this 
form is true , correct and complete in all respects . Any person making a false statement in the declaration shall be liable 
to prosecution under section 277 of the Income- tax Act, 1961 and on conviction be punishable 


( i) in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty - five lakh rupees , with rigorous imprisonment which 
shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine ; 


( ii ) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may 
extend to two years and with fine . 


The person responsible for paying the income referred to in column 15 of Part I shall allot a unique identification 
number to all the Form No. 15H received by him during a quarter of the financial year and report this reference number 
along with the particulars prescribed in rule 31A (4 )( vii ) of the Income-tax Rules, 1962 in the TDS statement furnished 
for the same quarter. In case the person has also received Form No. 15G during the same quarter, please allot separate 
series of serial number for Form No. 15H and Form No. 15G . 


also receive of the Income. Whancial year an 


" The person responsible for paying the income referred to in column 15 of Part I shall not accept the declaration where 
the amount of income of the nature referred to in section 197A ( 1C ) or the aggregate of the amounts of such income 
credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year in which such income is to be included exceeds 
the maximum amount which is not chargeable to tax after allowing for deduction (s ) under Chapter VI- A , if any, or set 
off of loss , if any, under the head “ income from house property” for which the declarant is eligible . For deciding the 
eligibility , he is required to verify income or the aggregate amount of incomes, as the case may be , reported by the 
declarant in columns 15 and 17 ." . 

[Notification No. 76 /2015 /F .No. 133/50 /2015- TPL ] 

R . LAKSHMINARAYANAN , Under Secy . ( TPL ) 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (ii) vide 

notification number S . O . 969(E ), dated the 26th March , 1962 and last amended vide notification 
No. S .O . 2604 (E ), dated the 23/09 /2015 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


